रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO. D . L.- 33004 / 99 


HINuuuN 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 


भाग – खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 201 ] 
No . 201] 


नई दिल्ली , मंगलवार , अगस्त 8 , 2017 / श्रावण 17 , 1939 
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8 , 2017 / SRAVANA 17 , 1939 


लोक सभा 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2017 


सं . 12/1/ सी-1/ 2017. लोक सभा के दिनांक 02 अगस्त, 2017 के समाचार भाग- दो में प्रकाशित निम्नलिखित 
पैराओं को आम सूचना के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है: 


" संख्या : 5673 

समिति शाखा - एक 
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम ( पन्द्रहवां संस्करण ) में संशोधन 
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (पंद्रहवां संस्करण ) के नियम 331 के उप -नियम (3 ) के 
अनुसरण में लोक सभा द्वारा उक्त नियमों में अनुमोदित निम्नलिखित संशोधन एतद्द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं - 


नया नियम 307क 


1. नियम 307 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जाये, अर्थातः 
“विशेषज्ञों, इच्छुक 307क ( 1) समिति द्वारा याचिकाओं/ अभ्यावेदनों पर उनकी स्वयं की पहल अथवा 
पक्षो का साक्ष्य और अनुरोध पर विशेषज्ञों अथवा इच्छुक पक्षों का साक्ष्य लिया जाए । 
जनता की राय लेना 

( 2) समिति द्वारा याचिकाओं/ अभ्यावेदनों पर प्रतिवेदन तैयार करने हेतु जनता की 
राय भी ली जाए | 


समिति के समक्ष उपस्थित होने के इच्छुक साक्षियों द्वारा समिति के सदस्यों में 


4760GI / 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


परिचालन हेतु पर्याप्त संख्या में ज्ञापन की लिखित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं । 
इसके बाद, समिति अपनी बैठक में इन पर विचार करेगी और यह निर्णय लेगी कि 
ऐसे साक्षियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने हेतु बुलाया जाए अथवा नहीं । " 

नियम 162 


नियम 162 में उप नियम ( 2) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, 
अर्थातः 
"( 2) जब किसी याचिका के एक से अधिक हस्ताक्षरकर्ता हों , तो उस पत्र पर जिस 
पर याचिका उत्कीर्ण की गई हो , कम से कम एक व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा अथवा, 
यदि ऐसा व्यक्ति निरक्षर हो , तो अपने अंगूठे का निशान लगायेगा । यदि एक से 
अधिक पत्र पर हस्ताक्षर किये गये हों अथवा अंगूठे के निशान लगाये गये हों , तो 
प्रत्येक पत्र के शीर्ष पर याचिका की प्रार्थना को दोहराया जायेगा । यदि याचिका 
सदस्य के पोर्टल द्वारा ऑनलाइन भेजी जाती है, तो इसमें याचिकादाता के हस्ताक्षर 
अथवा अंगूठे के निशान, जैसा भी मामला हो, को दर्शाया जाए । 

नियम 164 
नियम 164 में उप -नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए 
अर्थातः 
“ (1) किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक याचिका पर उस सदस्य द्वारा 
प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे । यदि याचिका हिन्दी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य 
भारतीय भाषा में दी जाए तो उसके हिन्दी या अंग्रेजी अनुवाद पर भी याचिका प्रस्तुत 
करने वाले सदस्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे । 
___ बशर्ते सदस्य के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की गई याचिका सदस्य 
द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित मानी जाएगी । 

बशर्ते आगे सदस्य के पास याचिका को प्रतिहस्ताक्षरित करने और उसकी स्कैन 
की गई प्रति को अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध होगा । 


अनूप मिश्र, महासचिव 


LOK SABHA 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 3rd August, 2017 
No . 12/ 1/ CI / 2017. - The following paragraphs published in the Lok Sabha Bulletin- Part || dated 
02 August, 2017 , are hereby published for general information : 


" No . 5673 

Committee Branch 
Amendments to the Rules of Procedure and Conduct of Business 

in Lok Sabha (Fifteenth Edition ) 
In pursuance of sub -rule (3 ) of rule 331 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok 
Sabha (Fifteenth Edition ), the following amendments approved by the Lok Sabha to the said Rules are 
published : 


m 


[ 961 1 - 005 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


New Rule 307A 
1. After rule 307 , the following rule shall be inserted , namely : 
" Evidence of 307A . ( 1) The Committee may take evidence of experts or interested parties on the 
experts , petitions / representations on their own initiative or on requests made . 
interested 
parties and 
availing of (2 ) The Committee may also avail of the public opinion to make the report on the 
public 

petitions / representations. 
opinion . 


The witnesses who express their desire to appear before the Committee 
shall supply sufficient number of copies of written memoranda for circulation to the 
members of the Committee who may consider the same at their sitting and then 
decide whether such witnesses may be called to appear before the Committee. 

RULE 162 


2 . 


In rule 162 , for sub -rule (2 ), the following shall be substituted , namely : 
" (2 ) Where there is more than one signatory to a petition , at least one person shall sign , or affix 
thumb impression if such person is illiterate , on the sheet on which the petition is inscribed . 
If signatures or thumb impressions are affixed to more than one sheet, the prayer of the petition shall 
be repeated at the head of each sheet. Where the petition is made online through Members Portal, 
itmay reflect the signature or thumb impression of the petitioner, as the case may be” . 

RULE 164 


In rule 164, for sub -rule (1), the following shall be substituted , namely : 
" (1 ) Every petition shall be countersigned by a member presenting it. If a petition is made in any 
Indian language other than Hindi or English , its translation in Hindi or English shall also be 
countersigned by themember presenting it. 

Provided that the petition submitted online through Members Portal shall be deemed to be 
countersigned by the member. 

Provided further that the member may have the option to countersign the petition and upload 
a scanned copy thereof." 

ANOOP MISHRA, Secy .-General" 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date : 2017 .08. 08 15 : 19:50 + 05 30 


